... 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

25 वैशाख 1936 ( २०) 
संख्या 212 राँची , गुरुवार 

15 मई, 2014 (ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
12 मई , 2014 


संख्या-4/नि0सं0 -12 -56 / 2014 का0 - 4284 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा ( मूल कोटि ) के पदाधिकारी 
श्री नरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, ( कोटि क्रमांक - 756 / 03 ) सम्प्रति नयाचार पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय 
विभाग, झारखण्ड, राँची की सेवा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार , पटना के परिपत्र संख्या- 4674 
दिनांक 15 मई, 1992 के आलोक में उनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो जाने के फलस्वरूप पत्र निर्गत की तिथि से 
विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के दायित्व से विमुक्त करते हुए सम्पुष्ट की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 212 –50 | 


